निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 236 ) पटना , शुक्रवार , 24 मार्च 2017 


सं0 प्र0 -1 / आo(विविध) - 20 / 16 - 731 / एम0 

खान एवं भूतत्व विभाग 


संकल्प 

10 मार्च 2017 
श्री अर्जुन प्रसाद, प्रभारी सहायक निदेशक , अंचल कार्यालय, सारण द्वारा सारण जिलान्तगर्त अवैध खनन के 
समस्त पक्षों पर रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई नहीं करना, अवैध खनन के विषय पर शिथिलता बरती जाना एवं इस 
विषय पर सारगर्भित एवं नियमित प्रतिवेदन नहीं भेजा जाना एवं अवैध परिवहन एवं भण्डारण के विषय पर निरंतर की 
गयी कार्रवाइयों का नियमित प्रतिवेदन नहीं भेजा गया । इस तरह आपके द्वारा इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग , 
बिहार, पटना का पत्रांक 03 / एम0 दिनांक 01.01. 2010 मुख्य सचिव , बिहार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार का पत्रांक 
3536 / एम0 दिनांक 19.09.2014, अपर सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक 2144 / एम0 दिनांक 17.06. 2015, 
खान आयुक्त - सह - प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक 4013 / एम0 दिनांक 23. 11.2016 तथा 1242 / एम० 
दिनांक 27.04. 2016 का पालन नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति शिथिलता, उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन एवं 
कार्य के प्रति लापरवाही का सर्वथा द्योतक है । 

2. आपके विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप के सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की 
जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2005 के 
नियम - 17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है तथा श्री अजय कुमार सिन्हा, विशेष कार्य 
पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व को संचालन पदाधिकारी तथा श्री सुशील कुमार , अवर सचिव, खान एवं भूतत्व को 
प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 24 मार्च 2017 
3. श्री प्रसाद को निदेश दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी के 
समक्ष प्रस्तुत करेंगे । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 


इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुशील कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 236 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


